निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 264 ) 


25 चैत्र 1932 ( श० ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 15 अप्रील 2010 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

12 अप्रील 2010 
सं0 1 / जन0ग0 - स्था0 - 2 / 10 - 22 - जनगणना नियमावली 1990 के नियम 6 " क " के साथ पठित 
जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) की धारा - 3 एवं धारा - 17 क के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए बिहार के राज्यपाल , केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना 
का0आ0 517 (अ), दिनांक 25 फरवरी 2010 जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के हस्ताक्षर से निर्गत 
है , के आलोक में आदेश देते है कि बिहार राज्य में भारत की जनगणना 2011 के प्रथम चरण अर्थात मकान 
सूचीकरण का कार्य दिनांक 15 मई 2010 से 28 जून 2010 की अवधि के दौरान किया जाएगा । 

2. तदनुसार विभागीय पत्रांक 645 (4) / रा0 दिनांक 27 नवम्बर 2009 द्वारा मकान सूचीकरण, मकान गणना 
तथा राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर की तैयारी हेतु पूर्व निर्धारित तिथि को यथा संशोधित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सी0 अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव - सह 
राज्य समन्वयक, जनगणना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 264 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


